निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 687 ) 


5 पौष 1934 ( श ) 
पटना, बुधवार, 26 दिसम्बर 2012 


सं0 टी .एच. - 90 / 2008 - 34 
____ मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग 
(बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय ) 


प्रेषकः 

विजय कुमार वर्मा, 

सरकार के संयुक्त सचिव 
सेवा में , 

महालेखाकार, बिहार , 
वीरचंद पटेल पथ , पटना 

पटना - 15, दिनांक 8 जून 2012 
विषय – मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के नियंत्रणाधीन बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय, पटना में गैर 

योजना मद में स्थायी रुप से 6 ( छ:) शोध सहायकों के पदों (पे बैण्ड 9300 - 34800 ग्रेड पे 4200 ) 

के सृजन की स्वीकृति । 
आदेश – स्वीकृत । 

02 उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के नियंत्रणाधीन बिहार राज्य 
अभिलेखागार निदेशालय , पटना में गैर योजना मद में स्थायी रुप से 6 ( छ:) शोध सहायकों के पदों ( पे बैण्ड 
9300 - 34800 ग्रेड पे 4200 ) के सृजन की स्वीकृति प्रदान की है । 

03 उक्त पदों पर नियुक्त कर्मियों के वेतन एवं भत्ते का भुगतान मांग संख्या - 4 के मुख्य 
शीर्ष - 2205 - कला एवं संस्कृति - 00 - 104 - अभिलेखागार - 0001 - विपत्र कोड - N2205001040001 के अन्तर्गत उपबंधित 
राशि से विकलनीय होगा (व्यय विवरणी संलग्न) । 
अनु. – यथोक्त । 

विश्वासभाजन , 
विजय कुमार वर्मा, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


बिहार गजट ( असाधारण), 26 दिसम्बर 2012 

अनुलग्नकः 1 
बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय , पटना के अंतर्गत छः शोध सहायकों के वेतन से संबंधित वार्षिक व्यय 
विवरणी : 

शोध सहायक के छः शोध सहायक के छः 
पदनाम इकाई एक माह का वेतन पदों के लिए एक पदों के लिए १२ माह 

माह का वेतन का कुल वेतन 
शोध सहायक | वेतन ( ग्रेड पे + पे । रु0 13 ,500/ 

रु0 81 ,000/ 

रु० 9,72 ,000/ 
बैंड- 9300 + 
4200 ) 
मंहगाई भत्ता 65 % | रु08, 775 / 

रु0 52 , 650/ 

रु0 6 ,31 ,800 / 
मकान किराया भत्ता रु0 2 ,700/ 

रु0 32, 400 / 

रु0 3 , 88 , 800 / 
20 % 
चिकित्सा भत्ता 

रु0 200/ रु0 2 ,400 / 

रु0 28 ,800 / 
परिवहन भत्ता 

रु0 700 / रु0 8 , 400 / 

रु0 1 ,00 , 800/ 
रु0 25 , 875 / - रु0 1 ,76 ,850 / - रु021, 22, 200 / 


म 


. 


कुल 


विजय कुमार वर्मा, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 687 -571+ 50- डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


